SABIYA 


VIRTUAL PUBLICATION 











जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 





जंगे बद्र के हालात इख़तिसार के साथ 
लेखक : मौलाना अबू मसरूर असलम TST मिस्बाही कटिहारी 
जुबान : हिंदी 
मौज़ू : तारीख 
हिंदी तर्जुमा : महफूज आलम (मेंबर मिशन क्रादरी वेलफ़ेयर सोसाइटी) 
प्रकाशक : साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन 
कंपोज़िंग एंड 
डिज़ाइनिंग : प्योर सुन्नी ग्राफिक्स 
सना इशाअत : मई 2022, शब्वाल1443 हिजरी 
सफ़हात :10 
क़ीमत : --- 
All Rights Reserved. 


Sabiya Virtual Publication 
Powered by Abde Mustafa Official 


Contact : +919102520764 (WhatsApp) 
Mail : abdemustafa78692 @ gmail.com 





1 


जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 


















































Contents 
जाव nn 4 
मदीना तैय्यबा से eii 4 
SEIE AELE LC 5 
ताजदारे दो-आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बढ्र के मैदान में: ............ 5 
"सरकारे कायनात" सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शब-बेदारी: ............. 6 
कौन कब? और कहाँमरेगा? A 6 
मुजाहिदीन की Re ECs LEUE लत लत नल नल 7 
SIT ee 7 
Si R RAET: ae 7 
अबू-जहल ज़िल्लत के साथ मारा E ENONSE 8 
A न न 9 
कुफ़्फ़ार ने हथियार ppp ppp pont vv Nn 9 
ल ppp wooo ev yt 9 
N ET nee 10 











जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 





Fé मह cet अन्जुम में रख्शां हिलाल 
बद्र की दफूए ज़ुल्मत पे लाखों सलाम 


mk तक्बीर से थर-थराती ज़मीं 
जुम्बिशे जैशे नुसरत पे लाखों सलाम 


To m दिलेरां से गुंजते बन 
गुर्रिशि कोसे जुरअत पे लाखों सलाम 


वोह चकाचाक खन्जर से आती सदा 
मुस्तफ़ा तेरी सौलत पे लाखों सलाम 


(आला हज़रत इमाम अहमद रजा ख़ान रदियल्लाहु HE) 





जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 





जंगे बद्र: 

"बद्र" मदीना मुनव्वरा से तक्ररीबन अस्सी (80) मील के फ़ासले पर एक गांव का 
नाम है जहाँ ज़मानो ज़ाहिलियत में सालाना मेला लगता था। यहाँ एक कुंआ भी था जिस 
के मालिक का नाम "बद्र" था उसी के नाम पर उस जगह का नाम "बद्र" रख दिया गया। 

उसी मुक्राम पर SHY बद्र का वह अज़ीम माअरका हुआ जिस में कुफ़्फ़ारे क्रैश और 
मुसलमानो के दरमियान सख्त खूँरेजी हुई और मुसलमानो को वो अज़ीमुश्शान फ़तहे 
मुबीन नसीब हुई जिस के बाद इस्लाम की इज़्ज़तो इक़बाल का परचम इतना सर-बुलंद हो 
गया कि कुफ़्फ़रे कुरैश की अज़मतो शौक़त बिल्कुल ही ख़ाक में मिल गयी। 

अल्लाह तअला ने जंगे बद्र के दिन का नाम "यौम-उल-फुरक्रान" रखा और क़ुरआने 
करीम की सूरह अनफाल में तफ़सील के साथ और दूसरी सूरतों में इज्मालन बार-बार इस 
माअरका का ज़िक्र फ़रमाया। 


मदीना तैय्यबा से रवानगी: 

हिज़रत से 19 माह बाद रमज़ानुल-मुबारक की 12 तारीख़ थी हुज़ूरे अकरम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अपने जाँ-निसारों के हमराह मदीना-तैय्यबा से 
रवाना हुए। उस लश्कर में हुजूर 

सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के साथ न ज़्यादा हथियार थे न फ़ौजी राशन 
की कोई बड़ी मिक़्दार थी, सवारी के लिए एक घोड़ा और 80 He थे बाक़ी मुजाहिदीन 
पा-पियादा थे। 

मदीना-तैय्यबा से एक मील दूर चलकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम 
ने लश्कर का जाइज़ा लिया, जो लोग कम उमर थे उनको वापस कर देने का हुक्म दिया। 
जब आप मुक़ाम "रूहा" में पहुंचे तो मुनाफिक्रीन और यहूदियों की तरफ़ से कुछ ख़तरा 
महसूस फरमाया इस लिए आप ने हज़रते अबू लुबाबा इब्न अब्द अल-मुंधिर रदियल्लाहु 
तआला HE को मदीना का हाकिम मुक्रर फार्मा कर उन को मदीना-मुनव्वरा वापस जाने 
का हुक्म दिया और हज़रते आसीम बिन अदि रदियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना के 
चढ़ाई वाले गांव पर निगरानी रखने का हुक्म सादिर फ़रमाया। 


इन इंतेज़ामात के बाद हुजरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम "बद्र" 
की जानिब चल RU अब कुल फौज की तअदाद 313 थी जिनमे 60 मुहाज़िर और बाक़ी 
अंसार थे। 





जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 





मजलिसे मुशावरत: 

FR अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम TS SHU के मुक़ाम पर पहुंचे 
तो वहाँ क़याम फ़रमाया, और मजलिसे मुशावरत क्रायम की। सब से पहले हज़रते 
सय्यिदुना सिद्दीक़े अकबर उठे और बड़ी ख़ूबसूरत गुफ़्तगू की फ़िर हज़रते सय्यिदुना उमर 
PER उठे उन्होंने भी अपने जज़बा-ए-जाँ-निसारी का भरपूर मुज़ाहिरा किया। अंसार में से 
क़बीला ख़ुज़रज के सरदार हज़रते साद-बिन-उबैदह रदियल्लाहु तआला HS ने आर्ज की 
खुदा की क्सम हम वो जाँ-निसार हैं की अगर आप का हुक्म हो तो हम समंदर में कूद पड़ें। 
इसी तरह अंसार के एक और मोअज्जिज़ सरदार हज़रते मिक़्दाद-बिन-अस्वद रदियल्लाहु 
तआला ARA ज़ोश में आकर आर्ज किया कि या रसूल अल्लाह हम! हज़रते मूसा 
अलैहिस्सलाम की क्रौम की तरह ये ना कहेंगे कि आप और आप का ख़ुदा जाकर लड़ें, 
बल्कि हम लोग आप के दांए से बांए से, आगो से पीछे से लड़ेंगे। अंसार के इन दोनों सरदारों 
की THK सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का चेहरा खुशी से चमक 
उठा। मजलिसे मुशावरत ब-ख़ैर अंजाम-पज़ीर | रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि व सल्लम ने लोगों को दुश्मन के मुक्राबले के लिए चलने की दावत दी, वहाँ से 
रवाना होकर हुज़ूर, "बद्र" के मैदान में पहुंचे। 


ताजदारे दो-आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बद्र के मैदान में: 

हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम जब बद्र में नुज़ूल फ़रमाया तो ऐसी 
जगह पड़ाव डाला कि, जहाँ न कोई कुआँ था न कोई चश्मा और वहाँ की ज़मीन इतनी 
रेतीली थी कि घोड़ों के पाँव ज़मीन में धँसते थे, ये देखकर हज़रते हुबाब-बिन-मंज़र 
रदियल्लाहु तआला अन्हु ने आर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आप ने पड़ाव के लिए 
जिस जगह को मुन्तखिब फ़रमाया हैं, ये "वही" की रू से हैं या फ़ौजी तदबीर है? आप 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया इस के बारे में कोई वही नहीं उतरी है, 
हज़रते हुबाब-बिन-मंज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि फ़िर मेरी राय में ज़ँगी 
तदाबीर की रू से बेहतर ये हैं कि हम कुछ आगे बढ़ कर पानी के चश्मों पर क़ब्ज़ा कर लें 
ताकि कुफ़्फ़ार जिन कुंओ पर क्राबिज़ हैं वो बेकार हो जाएँ, क्योंकि इन्ही चश्मों से उन के 
Hat में पानी जाता हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उन की राय को 
पसंद फ़रमाया, और उसी पर अमल किया गया, ख़ुदा की शान कि बारिश भी हो गयी, 
जिस से मैदान की गर्द और रेत जम गयी, जिस पर मुसलमानो के लिए चलना फ़िरना 





5 


जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 


आसान हो गया, और कुफ्फार की ज़मीन पर कीचड़ हो गयी जिस से उन का चलने फ़िरने 
मे दुश्वारी हो गयी, और मुसलमानो ने बारिश का पानी रोक कर, जा-ब-जा हौज़ बना लिए, 
ताकि ये पानी गुस्ल और वज़ू के काम आए। इसी एहसान को ख़ुदा-वंदे आलम ने कुरआन 
में इसी तरह बयान फ़रमाया: 





यानि और ख़ुदा ने आसमान से पानी Los ART 
बरसा दिया ताकि वो तुम लोगों को er 
पाक़ कर दे। 3 58520 


NM 


"सरकारे कायनात" सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्‍लम की शब-बेदारी: 

17 समज़ानुल-मुबारक दो-शंबा जुमा की रात थी तमाम फ़ौज तो आरामो चैन की नींद 
सो रही थी, मगर एक सरकारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ज़ात 
थी, जो सारी रात खुदा-वन्दे आलम से लौ लगाए दुआ में मशरूफ़ थी। 

सुबह नमूदार हुई तो आप ने लोगों को नमाज़ के लिए बेदार फ़रमाया फ़िर नमाज़ के 
बाद कुरआन की आयते जिहाद सुना कर ऐसा लर्ज़ा-खेज़ वलवला SHS वाअज़ फ़रमाया 
की मुजाहिदीने इस्लाम की रणों के ख़ून का क़्तरा-क्रतरा जोशो ख़रोश का समंदर बन कर 
तूफ़ानी मौजें मारने लगा, और लोग मैदाने जंग के लिए तैयार होने लगे। 


कौन कब? और कहाँ मरेगा? 

रात ही में चंद जाँ-निसारों के साथ आप ने मैदाने जंग का मुआयना फ़रमाया। उस 
वक़्त दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी, आप उसी छड़ी से ज़मीन पर लकीर बनाते थे, और ये 
फरमाते जाते थे कि, ये फुलाँ काफ़िर के क़त्ल होने की जगह हैं, और कल यहाँ फुलाँ 
काफ़िर की लाश पड़ी हुई मिलेगी। 

चुनांचे ऐसा ही हुआ, कि आप ने जिस जगह जिस काफिर की क़त्ल गाह बताई थी, 
उस काफ़िर की लाश ठीक उसी जगह पायी गयी, उन में से किसी एक ने लकीर से बाल 
बराबर भी तजावुज़ नहीं किया (अबु-दाऊद व मुस्लिम) 

इस हदीस से साफ़ और सरीह तौर से ये मसला साबित हो जाता हैं कि कौन कब और 
कहाँ मरेगा? इन दोनों गैब की बातों का इलम अल्लाह तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि व सल्लम को अता फ़रमाया था। 





6 


जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 





मुजाहिदीन की सफ़ आराई: 

17 रमज़ानुल-मुबारक दो शंबा जुमा के दिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
सल्लम ने मुजाहिदीने इस्लाम को सफ़ बंदी का हुक्म दिया, दस्ते मुबारक़ में एक छड़ी थी, 
उस के इशारे से आप सफ़े दुरुस्त फ़रमा रहे थे, कि कोई शख्स आगे-पीछे न रहने पाए, 
और ये भी हुक्म फ़रमा दिया कि ब-जुज़ ज़िक्रे इलाही के कोई शस किसी क्रिस्म का 
शोरो गुल न मचाए। 
दुआ-ए-नबवीः 

हुजूर HE आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इस नाजुक घड़ी में, 
जनाब बारी तआला से लौ लगाए, गिर्या-ओ-ज़ारी के साथ खड़े होकर हाथ फैलाए ये 
दुआ मांग रहे थे, कि "ख़ुदावन्द ! तूने मुझ से जो वादा फ़रमाया है आज उसे पूरा फ़रमा 
ह| 
कभी आप सज्दे में सिर रखकर इस तरह दुआ मांगते कि॥।"इलाही अगर ये चंद नफूस 
हलाक हो गए तो HAM तक BU जमीन पर ये तेरी इबादत करने वाले न रहेंगे। 


जंग की इब्तिदा: 

जंग की इब्तिदा यूँ हुई कि सबसे पहले आमिर बिन-हिञ्रमी जंग के लिए आगे बढ़ा 
और उस के मुक्राबला के लिए, हज़रते उमर रदियल्लाहु HE के गुलाम हज़रते EAT 
मैदान में निकले और लड़ते हुए शहादत से सरफ़राज़ हो गए, फ़िर हज़रते हारसा-बिन- 
सुराक्रा अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु हौज़ से पानी पी रहे थे, कि ना-गहाँ उन को 
कुफ़्फ़ार का एक तीर लगा और वो शहीद हो गए। हज़रते उमैर ने जन्नती होने की खुशखबरी 
सुनी तो मारे खुशी के कुफ़्फ़ार के लश्कर पर तलवार ले के टूट पड़े और जाँ-बाज़ी के साथ 
लड़ते हुए शहीद हो गए। 


कुफ़्फ़ार का सिपाह-सालार उतबा-बिन-रबिया अपने सीने पर शुतुरमुर्ग का पर लगाए 
हुए, अपने भाई शायबह और अपने बेटे वलीद को साथ लेकर गुस्से में भरा हुआ अपनी 
सफ़ से निकल कर मुक्राबले की दावत देने लगा, हुजूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
व सल्लम के हुक्म पर हज़रते SAM, हज़रते अली, हज़रते उबैदा रदियल्लाहु तआला 
अन्हुम, उन तीनो के मुक्राबले के लिए मैदान में निकले, जब उन लोगों में जंग शुरू हुई तो, 
हज़रत हमज़ा, हज़रत अली, हज़रत उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने ईमानी शुजाअत 
का ऐसा मुज़ाहिरा किया कि, बद्र की ज़मीन दहल गयी और, कुफ़्फ़ार के दिल थर्रा गए। 


7 





जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 





हज़रते हमज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी तलवार के वार से मार-मार कर 
उतबा को ज़मीन पर ढेर कर दिया, और हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की 
जुल्फिक्रार ने वलीद को मार गिराया। फ़िर असदुल्लाह अल-ग़ालिब हज़रते अली 
रदियल्लाहु तआला HS शायबह पर झपटे और उसे भी क़त्ल कर दिया। 


अबू-जहल ज़िल्लत के साथ मारा गया: 

हज़रते अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ रदियल्लाहु तआला अन्हु का बयान हैं कि मैं सफ़ में 
खड़ा था और मेरे दांए-बांये, दो नौ उमर लड़के खड़े थे, एक ने चुपके से पूछा चचा जान 
क्या आप अबू-ज़हल को पहचानते हैं? मैंने उस से कहा क्यों भतीजे? 
तुम को अबू ज़हल से क्या काम हैं? 
उस ने कहा कि चचा-जान! मैंने ख़ुदा से ये अहद किया है कि, मैं अबू-ज़हल को जहाँ देख 
लूंगा, या तो उस को क़त्ल कर दुंगा, या ख़ुद ASA हुआ मारा जाऊंगा, क्योंकि वह 
अल्लाह के रसूल का बहुत ही बड़ा दुश्मन हैं, हज़रते अब्दुरहमान कहते हैं कि मैं हैरत से 
उस नौजवान का मुंह तक रहा था, कि दूसरे नौजवान ने भी मुझ से यही कहा॥॥।इतने में 
अबू-ज़हल तलवार घुमाता हुआ सामने आ गया, और मैंने इशारा से बता दिया कि अबू. 
ज़हल यही हैं, बस फ़िर क्या था ये दोनों लड़के तलवार लेकर इस तरह झपटे जिस तरह 
बाज़ अपने शिकार पर झपटता है, दोनों ने अपनी तलवारों से मार-मार कर अबू-ज़हल को 
ढेर कर दिया। ये दोनों लड़के हज़रते मउवज़ और मुआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा A 
जो "उफ़रा" के बेटे Al 


हज़रते अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु अबू ज़हल के पास से 
TSK उस वक़्त अबू-जहल में कुछ-कुछ ज़िन्दगी की रमक़ बाक़ी थी, हज़रते अब्दुल्लाह- 
बिन-मसऊद रदियल्लाहु तआला SS ने उस की गर्दन को अपने पाँव से रौंद कर फ़रमाया 
कि, तू ही अबू-ज़हल है ? बता आज तुझे अल्लाह ने कैसा रुसवा किया। जंग ख़त्म हो 
जाने के बाद हुजरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम हज़रते अन्दुल्लाह- 
बिन-मसऊद रदियल्लाहु तआला SS को साथ लेकर जब अबू ज़हल की लाश के पास 
से गुरे तो लाश की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया, कि अबू-ज़हल इस ज़माने का 
"फ़िरऔन" है, फ़िर हज़रते अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू- 
ज़हल का सिर क्राट कर ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के 
क़दमो पर डाल दिया (बुखारी शरीफ़) 





जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 


फरिशतों की फ़ौज: 

जंगे बद्र में अल्लाह ताला ने मुसलमानो की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों 
का लश्कर उतार दिया था पहले एक हज़ार फ़रिश्ते आए फ़िर तीन हज़ार हो गए जब खूब 
घमासान का रन पड़ा तो फ़रिश्ते किसी को नज़र नहीं आते थे, मगर उन की हरबो ज़रब के 
असरात साफ़ नज़र आते थे, बाज़ काफ़िरों के नाक और मुंह पर BIST की मार का निशान 
पाया जाता था, कहीं बगैर तलवार मारे सर कट कर गिरता नज़र आता था, ये आसमान 
से आने वाले फरिश्तों की फ़ौज के कारनामें थे। 


कुफ़फ़ार ने हथियार डाल दिए: 

SCHE, शायबह, HIME वगैरह कुफ़्फ़ारे PT के सरदारों की हलाक़त से PHP 
मक्का की कमर टूट गयी, और उन के पाँव उखड़ गए, और वो हथियार डाल कर भाग 
खड़े हुए, और मुसलमानो ने उन लोगों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, इस जंग में 
PER के 70 आदमी क़त्ल और 70 आदमी गिरफ्तार हुए, बाक़ी अपना सामान छोड़ 
कर फरार हो गए, इस जंग में PEER मक्का को ऐसी ज़बरदस्त शिकास्त हुई की उन की 
अस्करी ताक़त ही फ़ना हो गयी, कुफ़्फ़ारे PLT के बड़े-बड़े नामवर सरदार जो बहादुरी 
और फ़ने सिपाहगिरी में यकता-ए-रोज़गार थे, एक - एक करके सब मौत के घाट उतार दिए 
गए] 


शोहदा-ए-बद्रः 

जंगे बद्र में कुल 14 मुसलमान शहादत से सरफ़राज़ हुए, जिनमे से 6 मुहाज़िर और 8 
अंसार थे, उन शोहदा-ए-बद्र में से 13 हज़रात तो। मैदाने बद्र में ही मदफून हो गए हज़रते 
उबैदा-बिन-हारिस रदियल्लाहु तआला अन्हु ने चूंकि बद्र से वापसी पर मंज़िले "सफ़रा" 
में वफ़ात पायी, इस लिए उन की क़ब्र शरीफ़ मंजिले "सफ़रा" में हैं। 








जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 





हमारी किताबें हिंदी में 


(1) बहारे तहरीर - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इल्मी तहक़ीक़ी और इस्लाही तहरीरों पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता जिसके अब तक 14 हिस्से रिलीज़ हो 
चुके हैं, हर हिस्से में 25 तहरीर हैं जो मुखतलफ़ मौज़ूआत (टॉपिक्स) पर हैं। 
(2) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? - Hed मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में कई हवालों से साबित किया गया है कि अल्लाह त'आला को ऊपर वाला या अल्लाह 
मियाँ कहना जाइज़ नहीं है। 
(3) अज्ञाने बिलाल और सूरज का निकलना - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में एक वाक्रिए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में ested बिलाल के अज़ान ना देने पर सूरज 
ना निकलने का ज़िक्र है। 
(4) RA मजाजी (मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में कई अहबाब के मज़ामीन शामिल किये गए हैं जो इश्के मजाज़ी के ताल्लुक् से हैं, इश्के 
मजाज़ी के मुझ्तलफ़ पहलुओं पर ये एक हसीन संगम है। 
(5) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस मुझ्तसर से रिसाले में गाने बजाने की मज़म्मत पर कलाम किया गया है और गानों के कुफ्रिया अशआर 
बयान किये गए हैं जिसे पढ़ कर कई लोगों ने गाने बजाने से तौबा की है। 
(6) शबे मेराज गौसे पाक - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में एक मशहूर वाक्रिए की तहक़ीक़ बयान की गई है जिस में हज़रते गौसे आज़म का शबे 
मेराज हमारे नबी अलैहिस्सलाम से मिलने का ज़िक्र है। 
(7) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में एक वाक्रिए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में मेराज की शब हुजूर नबी -ए- करीम 
अलैहिस्सलाम का नालैन पहन कर अर्श पर जाने का ज़िक्र है। 
(8) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाक्रिया - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में हज़रते ओवैस क़रनी के अपने दंदान शहीद कर देने वाले वाक्रिए की तहक़ीक़ बयान की 
गई है और साथ ये भी कि अल्लाह के आखिरी रसूल अलैहिस्सलाम के दंदान शहीद हुए थे या नहीं और 
हुए तो उसकी कैफ़ियत क्या थी और कई तहक्रीक्री निकात शामिले बयान हैं। 
(9) डॉक्टर ताहिर और वक्रारे मिल्लत - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला मज्मुआ है उन HATA का जो हज़रते अल्लामा मुफ़्ती वक्रारुद्दीन क्रादरी अलैहिरहमा ने 
डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के लिये लिखे हैं, ये फ़तावा डॉक्टर ताहिरुल क्रादरी की गुमराही को बयान करते 
al 





10 


जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 





(10) गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - Hed मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में कई दलाइल से साबित किया गया है कि सहाबा के अलावा भी तरद्दी (यानी रदिअल्लाहु 
त'आला HE) का इस्तिमाल किया जा सकता है। 

(11) चंद वाक्रियाते कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा - sted मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
वाक्रियाते कर्बला के हवाले से अहले सुन्नत में बेशुमार वाक्रियात ऐसे आ गए हैं, जो शिओं की पैदावार 
हैं, इस रिसाले में हमने चंद वाक्रियात की तहक़ीक़ पेश की है जो कि अपनी नोइयत का मुन्फ़रिद काम 
है, इस तहक़ीक़ी रिसाले में कई इलमी निकात मरक्रूम हैं। 

(12) बिन्ते हव्वा (एक संजीदा तहरीर) कनीज़े अख्तर 

औरत की ज़िंदगी में पैदाइश से ले कर निकाह और फिर बादहू के मामलात की इस्लाह के लिये इस 
रिसाले को एक अलग अंदाज़ में लिखा गया है। 

(13) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - Hod मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस्लाम में जिंसी ताल्लुक्रात और इस हवाले से जदीद मसाइल पर ये रिसाला बड़े ही आम फ़हम अंदाज़ 
में लिखा गया है और आसान होने के साथ-साथ ये रिसाला दलाइल से मुज़य्यन भी है। 

(14) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक्रिए पर तहकीक़ - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्र मशहूर वाक्रियात की तहक़ीक़ पर ये रिसाला लिखा गया 
है, कई हवालों से असल रिवायत और उनकी कैफ़ियत को अम्बिया की अज़मत को मद्दे नज़र रखते हुए 
बयान किया गया है। 

(15) औरत का जनाजा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा 

औरत के जनाज़े को कौन कौन देख सकता है? क्या शौहर काँधा नहीं दे सकता? और ऐसे कई सवालात 
के जवाब आपको इस रिसाले में मिलेंगे। 

(16) एक आशिक्र की कहानी अल्लामा god जौज़ी की जुबानी - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

एक आशिक़ की बड़ी दिलचस्प कहानी है जिस में मज़ाह है, तफ़रीह है, सबक़ है और इबरत है। इस 
वाक्रिए को अल्लामा इब्ने जौज़ी की किताब "ज़म्मुल हवा" से लिया गया है। 

(17) आईये नमाज़ सीखें (पार्ट 1) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस किताब में नमाज़ पढ़ने और इससे मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को जमा करने की कोशिश 
की गई है, इस्तिलाहात को आसान अंदाज़ में बयान किया गया है, इस के अगले हिस्सों पर भी काम 
जारी है। 

(18) क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 





11 


जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 





इस रिसाले में इस बात की तफ़्सील बयान की गई है कि क्रियामत के दिन लोगों को माँ के नाम के साथ 
पुकारा जाएगा या बाप के नाम से। 


(19) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही 

शिर्क के मौज़ू पे एक बेहतरीन किताब है जिस में शिर्क का असल मफ़हूम बयान किया गया है। 

(20) इस्लामी तअलीम (हिस्सा अव्वल) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी 
रहमतुल्लाह अलैह 

ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी 
किताब है। 

(21) मुहर्रम में निकाह - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में बयान किया गया है कि माहे मुम में भी निकाह जाइज़ है और इसे नाजाइज़ कहना 
बिल्कुल गलत है, मुर्हम में गम मनाना ये कोई इस्लामी रस्म नहीं और चाहे घर बनाना हो या मछली, 
अंडा और गोश्त वगैरह खाना सब मुहरम में जाइज़ है। 

(22) रिवायतों की तहकीक़ (पहला हिस्सा) - Hed मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला अहले सुन्नत में मशहूर रिवायतों की तहक़ीक़ पर मुश्तमिल है, इस में रिवायतों की तहक़ीक़ 
बयान की गई है, सहीह रिवायतों की सिहत पर और बातिल रिवायतों के मौज़ू व बेअस्ल होने पर 
दलाइल पेश किये गये हैं, इस के और भी हिस्सों पर काम जारी है। 

(23) रिवायतों की तहकीक़ (दूसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिवायतों की तहक़ीक़ का दूसरा हिस्सा है, इस के और भी हिस्सों पर काम जारी है। 

(24) ब्रेक अप के बाद क्या करें? - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला उन नौजवानों के लिये लिखा गया है जो इश्के मजाज़ी में धोखा खा कर अपनी ज़िंदगी के सफ़र 
को जारी रखने के लिये राह तलाश कर रहे हैं। 

(25) एक निकाह ऐसा भी - sted मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये एक सच्ची कहानी है, एक निकाह की कहानी, इस में जहाँ इस्लामी तरीके से निकाह को बयान किया 
है वहीं इस पर अमल की कोशिश भी की गई है। 

है तो ये एक कहानी पर इस में आप तहक़ीक़ी निकात भी मुलाहिज़ा फ़रमाएंगे। 

(26) काफ़िर से सूद - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में आप पढ़ेंगे कि एक काफ़िर और मुसलमान के दरमियान सूद की क्या सूरतें हैं? और साथ 
ही लोन, बैंक और पोस्ट इंटरेस्ट पर उलमा -ए- अहले सुन्नत की तहक़ीक़ भी शामिले रिसाला el 

(27) मैं खान तू अंसारी - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस्लाम में क्रौम, sitet और बिरादरी वगैरह की अस्ल पर ये एक तहक़ीक़ी किताब है, इस में मसवात को 
क्राइम करने की तसीब दिलाई गई है, BH के मसअले पर तहक्रीक्री Hare भी शामिले किताब है। 





12 


जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 





(28) रिवायतों की तहकीक़ (तीसरा हिस्सा) - झब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिवायतों की तहक़ीक़ का तीसरा हिस्सा है, इस के 2 हिस्सों का जिक्र हम कर आये हैं, इसके चौथे 
हिस्से पर काम जारी है। 

(29) जुर्माना - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला माली जुर्माने के मुताल्लिक़् लिखा गया है, माली जुर्माना फ़िक्रहे हनफ़ी में जाइज़ नहीं है और 
इसे दलाइल से साबित किया गया है। 

(44) ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह? - Hed मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला औलिया की एक खास हालत के बयान में है जिसे "सुकर" और "शत्हिय्यात" कौरह से ताबीर 
किया जाता है। 

इस ताल्लुक़ से अहले सुन्नत के मुअतदिल मौक्रिफ़ को दलाइल के साथ बयान किया गया है। 

ये रिसाला उनके लिये दावते फिक्र है जो इफ़रातो तफ़रीत के शिकार हैं। 

(31) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद 
अली आज़मी 

ये रिसाला औरतों के मख़सूस मसाइल पर मुश्तमिल है। 

(32) रमज़ान और क़ज़ा -ए- उमरी की नमाज़ - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये मुख्तसर सी तहक़ीक़ इस बयान में है कि क्या रमज़ान के आखिरी जुम्‌आ में किसी नमाज़ के पढ़ने से 
सारी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं? इस तरह की रिवायतों की कया अस्ल है? 

(33) 40 अहादीसे शफ़ाअत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

इस रिसाले में शफ़ाअते मुस्तफ़ा के हवाले से 40 हदीसें लिखी गई हैं। 

(34) बीमारी का उड़ कर लगना - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

ये किताब इस बात की तहक़ीक़ पर है कि बीमारी उड़ कर लग सकती है या नहीं यानी किसी एक को 
हुआ मर्ज़ किसी दूसरे में मुंतक्रिल हो सकता है या नहीं। 

(35) SH और यक्रीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रजा बरेलवी 

ये रिसाला ज़न और यक्रीन के अहकाम पर लिखा गया है, SCH फ़िक़्ह पढ़ने वालों के लिये इस में कई 
इलमी निकात हैं जिनसे वस्वसों को दूर किया जा सकता है। 

(36) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी 

इस किताब में साबित किया गया है कि ज़मीन हरकत नहीं करती बल्कि ये साकिन (ठहरी हुई) है। 

(37) अबू तालिब पर तहक़ीक़ - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

इस किताब में अबू तालिब के ईमान के मसअले पर जम्हूर अहले सुन्नत का मौक्रिफ़ पेश किया गया है, 
यही मौक्रिफ़ तहक़ीक़ से साबित है कि अबू तालिब ने इस्लाम कुबूल नहीं किया था। 

(38) क्रुरबानी का बयान TER शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी 





13 


जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ 


इस रिसाले में कुरबानी के फ़ज़ाइल और फ़िक़्ही मसाइल हैं जो कि बहारे शरीअत से माखून हैं। 
(39) इस्लामी तालीम (पार्ट 2) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी 


ये इस्लामी तालीम का दूसरा हिस्सा है ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों 
को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी किताब है। 


(40) सफ़ीना -ए- बख़िशिश - ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख्तर रजा खान 

ये किताब हुजूर ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रजा खान बरेलवी के कलाम का मज्मूआ है। 
(41) मैं नहीं जानता - मौलाना हसन नूरी गोंडवी 

ये मुख़्तसर सा रिसाला एक अहम पैगाम पर मुश्तमिल है कि उलमा व अवाम सबको चाहिये कि ला 
इलमी का एतिराफ़ करने की आदत डालें और जहाँ इलम न हो वहाँ तकल्लुफ़ कर के जवाब ना देते हुए 
कह दिया जाए कि मैं नहीं जानता। 

(42) जंगे बद्र के हालात इख़ितसार के साथ - मौलाना अबू मसरूर असलम रजा मिस्बाही 
कटिहारी 


इस रिसाले में मुख्तसर अल्फाज़ में जंगे बद्र के हालात को बयान किया गया है। 








14 





ES Mustafa Official is ateam from Ahle Sunnat Wa Jama'at 
working since 2014 on the Aim to propagate Quraan and 
Sunnah through electronic and print media. 


blogging, publishing books and pamphlets in multiple 
languages on various topics, running a special matrimonial 
service for Sunni Muslims. 


& Visit our official website : 
© www.abdemustafa.in 


about thousands of articles & 200+ pamphlets and books are 
available in multiple languages. 


if you are searching a Sunni life partner then E Nikah is a 
right platform for you. 
है Visit © www.enikah.in 
Or join our Telegram Channel 
4 t.me/enikah (search "E Nikah Service" in Telegram) 


Follow us on Social Media Networks : 


£ © > /abdemustafaofficial 
(9 For more details WhatsApp +91 91025 20764 


OUR BRANDS: 


SABIYA @nikah E? ni 


VIRTUAL PUBLICATION ENIKAH MATRIMONY SERVICE books NIKAH AGAIN SERVICE 


BOO 


AMO 


powered by Abde Mustafa Official 





